h 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 श्रावण , 1937 ( २०) 


संख्या 5 3 5 राँची, शुक्रवार 


24 जुलाई , 20 15 ( ई० 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


आदेश 

23 जुलाई, 2015 
संख्या- 2/ राज. स्था .. 18/ 10- 3461-रा. , छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की 
धारा- 3 ( Viii) ( ए) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा, 46, 71 ( ए) 
तथा 215 (5) के अंतर्गत श्री सुनील कुमार , अपर उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पूर्वी 
सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत राजस्व न्यायालय के वादों का निष्पादन हेतु उपायुक्त की 
शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मयूख , 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 3 5 -- 50 । 


